100 


PART I 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 11 , 1973 (BHDR. 20 , 1895 SAKA) 


1567 


क्रमांक 2109 -ज ( II ) -73/26765. पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें माज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) , की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी फ़सल तथा राशि एवं 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


कमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


राशि 


फसल / वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


रुपये 


1 


रोहतक 


बिसोहा 


झज्जर 


खरीफ , 1964 से रबी , 


श्री गंगा सहाय , पुत्र 

श्री मोठ राम 


1970 तक 


100 


150 


खरीफ , 1970 से 
खरीफ , 1965 से रवी, 


2 


रोहतक 


श्री रती राम , पुन 
श्री सीस राम 


मुरादपुर 
टेकना 


1970 तक 


100 


150 


खरीफ , 1970 से 
खरीफ , 1967 से रबी , 


3 


श्री तुला राम , पुत्र श्री 


जूडी 


डी 


झज्जर 


शोद राम 


1970 तक 


100 


खरीफ , 1970 से 


150 


28 


2 . 


दिनांक 4/5 सितम्बर, 1973 
क्रमक 1853-ज (I)-73/268 60. - श्री नाथा राम, पुत्र श्री कुंजी लाल, गांव मुण्डिया खेड़ा, तहसील मेहेन्द्रगढ़ , 
को मुब्लिग 100 रु ० की जागीर, जोकि हरियाणा सरकार की अधिसूचना ऋ ० 1928-ज ( I )-71/3702, दिनांक 
जनवरी, 1972, द्वारा मेन्सत्र की गई थी , अब बहाल की जाती है । 
उक्त जागीर ार की मृत्यु 15 अगस्त , 1969 को हो गई है जिसके परिणामस्वरूप 

हरियाणा के राज्यपाल 
पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 , की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष 
आदेश देते हैं कि श्री नाथा राम की मुब्लिग 100 रु ० की जागीर, जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
244- आर- 4-6 ; 893 , दिनांक 31 मार्च, 1957, द्वारा मजूर की गई थी , अव श्रीमती सुरजी देवी, विधवा श्री नाथा 
गम, के नाम रबी , 1970 के लिए 50 रु ० तया खरीफ, 1970 से प्राग 150 रु० वार्षिक की दर से मंजूर की जाती है । 
इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्रमांक 16 52-ज ( I) -73/2686 6.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि • समें प्राज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल श्री राम कृष्ण खन्ना, पुत्र श्री पन्ना लाल निवासी सरहिन्द क्लब, अम्बाला छावनी , को रबी , 1969 से रबी , 1970 
तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर , सनद में दी गई शर्तों के 

अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2172-ज ( II ) -73/26372.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसमें प्राज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए)( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री राम चन्द्र सिंह , पुत्र श्री सालिग सिंह , गांव खार्क खुर्द, तहसील व जिला रोहतक , को रबी 
1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, सनद में 
दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


-- 


गुरचरण सिंह बिन्दरा , अवर सचिव , 


